निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 17 दिसम्बर 2014 


( सं0 पटना 1041 ) 


सं0 08 / आरोप – 017 / 2014सा. - 5791 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


30 अप्रील 2014 
श्री निवास सिंह ( बि .प्र. से.), कोटि क्रमांक -517 / 2011, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंभुगंज, बाँका 
के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक - 1645 / गो ., दिनांक 14 .11.2007 द्वारा रामदेव अशर्फी इंटरमीडिएट 
कॉलेज , शंभुगंज के नाम से लैण्ड पोजेशन सर्टिफिकेट दिनांक 10.05 .2006 को गलत ढंग से निर्गत करने और लैण्ड 
पोजेशन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर रहने परंतु सर्टिफिकेट निर्गत करने संबंधित किसी भी तरह का कागजात और पंजी 
कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

___ 2. प्रतिवेदित आरोप श्री सिंह को भेजते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला 
पदाधिकारी , बांका से मंतव्य प्राप्त किया गया । 

3. प्रपत्र - क में गठित आरोप एवं आरोपी के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में पाया 
गया कि प्रतिवेदित आरोप अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है । एल. पी. सी . निर्गत करने में आरोपी पदाधिकारी ने 
कोई अनियमितता नहीं बरती है, यह स्पष्ट है । परन्तु एल. पी . सी . निर्गत करने के लिये अंचल कार्यालय में पंजी एवं 
जाँच प्रतिवेदन के लिये संचिका संधारित नहीं करना एक दोषपूर्ण कार्य है, जिसके लिये आरोपी पदाधिकारी निश्चित 
रूप से दोषी है । 

अतः श्री सिंह को प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम - 14 के अधीन निन्दन का दण्ड दिया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 दिसम्बर 2014 
4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

5. निन्दन के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1041-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


